सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 397 राँची, गुरुवार, 


16 मई , 2019 ( ई ० ) 


, 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
27 मार्च, 2019 


, 


संख्या -02/ रा.स्था.-15/ 2019-1132/ रा., --विभागीय अधिसूचना संख्या -700 , दिनांक 22.02.2019 द्वारा 
श्री परमानंद वसील कुमार डांग, झा.प्र.से. ( गृह जिला - गुमला) के अंचल अधिकारी, चैनपुर , पलामू से अंचल 
अधिकारी, प्रतापपुर , चतरा के पद पर किये गये स्थानांतरण/ पदस्थापन को उनके अभ्यावेदन के आधार पर 
स्थगित किया जाता है । 


2 . 


श्री डांग , अंचल अधिकारी, चैनपुर , पलामू के पद पर यथावत् बने रहेंगे । 


3 . 


प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 397 -- 50 


